REGD.No.G-3 / DL ( N)-04/0009/ 2003-05 


रजिस्ट्री सं . जी -3 / डी एल ( एन ) 04/0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन्न 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 4 ] 


दिल्ली , फरवरी 13 - फरवरी 19, 2015, बृहस्पतिवार / माय 24 - माय 30 , 1936 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं .195 , 199 
DELHI, FEBRUARY 13 - FEBRUARY 19 , 2015 , THURSDAY/MAGHA 24MAGHA 30 , 1936 INC.T.D. No. 105 , 190 


भाग-IV 
PART - IV 


भाग-1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Government of the NationalCapital Territory of Delhiother than 

Notifications included in Part- I 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ 

अधिसूचना 

दिल्ली , 20 जनवरी , 2015 
सं. फा . 9 / 38 / 68 / स्था ./ सह ./ पार्ट फाईल / 157-164. — दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम , 2003 
( दिल्ली अधिनियम 2004 का 3 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली , 2007 के नियम 3 ( 1 ) 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. एम . अली, अतिरिक्त पंजीयक सहकारी समितियां को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य 
को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश एवं नाम से , 

जी . एस. अग्रवाल , उप पंजीयक ( सहकारिता ) 
OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES 

NOTIFICATION 

Delhi , the 20th January, 2015 
No. F. 9 /38 /68 / Estt ./ Coop ./PF/ 157-164 . - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 3 
of Delhi Co - operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004 ) read with Rule 3 ( 1) of DCS Rules , 2007, the Lt. 
Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh . S.M.Ali as AdditionalRegistrar Cooperative 
Societies, Delhi to assist the Registrar in discharging the duties and functions under the aforesaid Act and Rules with 
effect from the date he assumed charge of the said office . 

By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital 

Territory of Delhi, 
G.S.AGGARWAL , Dy. Registrar ( Coop. ) 
( 21) 


868 DG/ 2015 


22 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: FEBRUARY 19, 2015 / 

MAGHA 30 , 1936 


[ PART IV 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 16 फरवरी , 2015 
सं . फा . 3 / 8 / 2014 -न्याय / भाग -1 / Suptlaw / 153-155 . भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 और 9 के 
उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय ईसाईयों के विवाह सम्पन्न कराने के 
लिए तथा प्रमाण पत्र देने के लिए तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए रेव राजाशेखरन के, वरिष्ठ पादरी, ट्रिनिटी चर्च ऑफ गॉड प्लाट नं. 10 , 
स्ट्रीट नं . 1 , कोटला गांव , मयूर विहार फेस -1 , दिल्ली -110091, एवं निवास स्थान ए -13 , गली नं. 1, कोटला गांव , मयूर विहार फेस -1 , 
दिल्ली- 110 091 , एवं पंजीकृत कार्यालय - 64 - एच, पाकेट -4 , मयूर विहार फेस -1 , दिल्ली -110091 , को लाइसेंस देने के लिए, अनुमोदन प्रदान करते हैं 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 
डा. सौरभ कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त सचिव 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 


NOTIFICATION 


Delhi, the 16th February, 2015 
No. F. 3 /8 / 2014 -Judl./Vol.1 /Suptlaw /153-155.— In pursuance of the provisions of Sections 6 & 9 of the 
Indian Christian Marriage Act, 1872 , the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to 
accord approval to the grant of Christian Marriage License to Rev. Rajasekharan K , Senior Pastor, Trinity Church of 
God , Plot No. 10 , Street No. 1,Kotla Village, Mayur Vihar Phase- I, Delhi-110 091 , R /OA - 13 , Gali No.1 ,Kotla Village, Mayur 
Vihar -I, Delhi- 110091 and having registered office at 64 - H , Pocket- IV , Mayur Vihar Phase -I, Delhi- 110 091, to solemnize 
marriages between Indian Christians within the NationalCapital Territory of Delhi and to grant certificate ofmarriage, with 
immediate effect, for a period of three years. 

By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of National Capital 

Territory of Delhi, 
Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Addl. Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


